T 


रजिस्ट्री स. डीएल - 33004/ 96 


REGD. NO . D L.- 33004/96 


. . 


. 


L 


. 


भारतको राजपत्र 


सायनयत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


21 


METARA 


भाग खडा 
PART 4Section I 


on 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 189 ] 
No. 1891 


नई दिल्ली , शक्रवार , अक्तूबर , 25 , 1996 / कातिक 3, 1918 
NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 25, 1996AKARTIKA 3, 1918 


- 


- 


- 


%3D11 


वित्त मंत्रालय 


- 


( व्यय विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर , 1996 
सं05 ( 12 ) / संस्था II / 93 : - सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के समसंख्यक संकल्प में यचानिहित 
पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के पैरा 2 ( ख ) (iv ) की पंक्ति में निम्न प्रकार से किंचित संशोधन किया जाए: --- 


मौजूदा विषय 
पैरा 2 ( ख ) (iv ) 
संघ राज्य क्षेत्र के कार्मिक, और 


संशोधित विषय 
पैरा 2 ( ख ) (iv ) 
अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के अलावा संघ राज्य के कार्मिक , और 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दी जाए । 


यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों , राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों 
और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए । 


सी० रामचन्द्रन , सचिन 


2620GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART Sec. 1] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Expenditure) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 24th October, 1996 
No. 5 ( 12 )/ E - 11 / 93 ;~ The Government have decided that para 2 (b ) (iv ) of the TermsofReference of the Fifth Central 
Pay Commission as contained in this Ministry s Resolution of even number dated 9th April , 1994 may be modified on the 
following lines : 


Existing term 


Modified term 


Para 2(b ) (iv ): 


Para 2 (b ) ( iv ): 


Personnel of Union Territories and 


Personnel of Union Territories except Members of the 
Subordinate Judiciary ; and 


Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India . 


Ordered that a copy of the Resolution be communicated to Fifth Central Pay Commission , 


Ordered that a copy of the Resolution be communicated to Ministries Departments of the Government of India , State 
Governments/ Administrations of Union Territories and all others concerned . 


C . RAMACHANDRAN , Secy , 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1996 


